निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 


बिहार 


सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 39 


2 आश्विन , 1930 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

24 सितम्बर , 2008 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 
भाग -1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए 0, आई 0 एससीo , 

बी 0 ए0 , बी ० एस ० सी ० , एम 0 ए 0 , एम 0 एससी ० , 
लॉ भाग-1 और 2 , एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , 
बी ० एस ० ई ० , डिप ० - इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा- फल , कार्यक्रम, 

छात्रवृत्ति प्रदान , आदि । 
भाग-1 ग शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा 
निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग -4 बिहार अधिनियम 
भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, 

उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकि है । 
भाग - 8 — भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9 - विज्ञापन 
भाग -9 - क वन विभाग की निलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


3-4 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


पूरक 


पूरक - क 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


2 


बिहार गजट , 24 सितम्बर 2008 


सहकारिता विभाग 


पटना 


पत्र 


अधिसूचना 

28 जुलाई 2008 
संख्या - सह.2 / राज ( स्था ) -11 / 08-3119 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार, 

के 

संख्या 
ज.शि.को. (मु.स.- 07 / 2007-556 दिनांक 19.02.08 के आलोक में सहकारिता विभाग के सूचना एवं जन -शिकायत कोषांग के 
लिए पदाधिकारियों / कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर चयन करने हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता 
है: 

सचिव, सहकारिता विभाग , बिहार , पटना 
संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग , बिहार,पटना 

सदस्य 
उप - सचिव , सहकारिता विभाग , ( प्रभारी स्थापना) बिहार, पटना 

सदस्य 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विजय कुमार 

शर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


3 . 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

1 अगस्त 2008 
सं ०01 / रा.स्था. (मु.)- 01 / 2006–3191 — विभागीय अधिसूचना संख्या 273, पटना दिनांक 04.02.06 के क्रमांक -1 में 
आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -5 के तहत सहकारिता विभाग ( सचिवालय 
कार्यालय) के लिए उप सचिव, सहकारिता विभाग , बिहार, पटना के स्थान पर श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव, 
सहकारिता विभाग को लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक अधिसूचित किया जाता है । 
2. यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय कुमार शर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन , पटना द्वारा प्रकाशित 
तथा अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, बिहार पटना द्वारा मुद्रित । 

बिहार गजट, 27-571 + 25- डी ० टी ० पी ० । 


बिहार गजट , 24 सितम्बर 2008 


3 


भाग-2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये 

विनियम , 

आदेश 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

1 जुलाई 2008 
सं -1 / रा.स्था ./- प्रशिक्षण -09 / 04-2695 - श्री मो . जैनुल आवदीन अंसारी, सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ,गोपालगंज एवं श्री मो.शाहनवाज आजम , सहायक निबंधक , सहयोग समितियॉ, मुजफ्फरपुर पश्चिमी 
अंचल,मुजफ्फरपुर को बैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, पूणे द्वारा दिनांक 07.07.08 से 13 मार्च 2009 तक 
आयोजित होने वाली सहकारी व्यवसाय प्रबन्ध के 42वें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की 
जाती है और सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रभार सौंपने की तिथि से कार्य विरमित किया जाता है ताकि वे 
दिनांक 06.07.08 तक संस्थान में अपनी उपस्थिति प्रतिवेदित कर सकें । 

2. सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी इनकी सभी शक्तियों - यथा प्रशासनिक , वित्तीय एवं निबंधक, सहयोग 
समितियों की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सम्बन्धित सहायक निबंधक, सहयोग समितियों का भी मासिक वेतनादि की 
निकासी कर उनके बैंक खाते में जमा करायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

प्रमोद कुमार पाण्डेय 
सरकार के उप - सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

15 जुलाई 2008 
सं०-01 / रा.स्था . / वि.स.से. / 21 / 2007-2937 — श्री ललन कुमार शर्मा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
पूणियाँ अंचल, पूणियाँ को प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, दी पूर्णियाँ डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल कॉपरेटिव 
बैंक लि ., पूर्णियाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

प्रमोद कुमार पाण्डेय, 
सरकार के उप - सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 


4 अगस्त 2008 


सं०-1 / सह.स्था . ( 2) प्रो . - 13 / 2006-3248 — बिहार सहकारिता सेवा ( प्रशासनिक प्रभाग ) के पदाधिकारी श्री संजय 
कुमार (557/06) सम्प्रति प्रबंध निदेशक, दी गोपालगंज सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि ., गोपालगंज को 03.04.2008 के प्रभाव 
से सेवा के मूल कोटि पद सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ / जिला सहकारिता पदाधिकारी वेतनमान 6500-10500 / - रू 
के स्थायी पद के विरूद्ध सेवा सम्पुष्ट किया जाता है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

प्रमोद कुमार पाण्डेय, 
सरकार के उप - सचिव । 


4 


बिहार गजट , 24 सितम्बर 2008 


सहकारिता विभाग 


शुद्धि - पत्र 


28 अगस्त 2008 


सं ० 3637 — विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / वि.स.से.(नि.प.)- 07 / 2008-2017 दिनांक 20005.08 की प्रथम 
कण्डिका की उप कंडिका- ( ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाय : 

क्रमांक 21 से 23 तक क्रमशः अंकित सर्वश्री प्रकृति प्रसन्न ओझा,गोविन्द राम एवं सरयू राम के सम्मुख कॉलम 
6 एवं 7 को क्रमशः उप निबंधक, सहयोग समितियाँ " एवं " वेतनमान 10,000-15200 / - “ से प्रतिस्थापित किया जाता है 
और क्रमांक -25 से 40 तक अंकित पदाधिकारियों के सम्मुख कॉलम- 8 अंकित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाता है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
प्रमोद कुमार 

पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


सहकारिता विभाग 


शुद्धि - पत्र 

28 अगस्त 2008 
सं ० 1 / वि.स.से.(नि.प.)- 07 / 2008-3638 — विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / वि.स.से.(नि.प.)- 07 / 2008-2018 
दिनांक 20005.08 की प्रथम कण्डिका वर्णित विभागीय अधिसूचना संख्या -2136 दिनांक 31 जुलाई 2008 को 2136 
दिनांक 31 जुलाई 2002 पढ़ा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

प्रमोद कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन , पटना द्वारा प्रकाशित 
तथा अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, बिहार पटना द्वारा मुद्रित । 

बिहार गजट 27-571 + 25- डी 0 टी 0 पी 0 । 


